निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 392) 


9 वैशाख 1936 ( A ) 
पटना, मंगलवार , 29 अप्रील 2014 


गन्ना उद्योग विभाग 


अधिसूचना 
22 अप्रील 2014 


सं0 1 / बजट - यो० - 02 / 2014 - 911 - राज्य योजनान्तर्गत विभाग को उपलब्ध करायी गयी राशि का 


उपयोगिता प्रमाण - पत्र ( BTC Form- 42A में ) प्रतिहस्ताक्षर करने हेतु मुख्यालय स्तर पर ईखायुक्त , बिहार को 
प्राधिकृत किया जाता हैं । 
2. प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त हैं । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अनिल कुमार झा , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 392 -571 + 50- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic .in 


